OG 


NO 


( RICA 


MINE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन, 1940 ( श०) 


संख्या- 178 राँची, गुरुवार , 


28 फ़रवरी , 2019 ( ई० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
28 फ़रवरी, 2019 


अधिसूचना संख्या-परि०वि०-( श०२० )-103 /2016 /236 -- उपायुक्त- सह -जिला दण्डाधिकारी , खूटी के 
पत्रांक - 48, दिनांक -22.02. 2019 द्वारा श्री प्यारे लाल , कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूटी को शमन की शक्ति प्रदान 
करने हेतु अनुरोध किया गया है । 

उक्त के आलोक में श्री प्यारे लाल , कार्यपालक दण्डाधिकारी , खूटी को जिला परिवहन पदाधिकारी , खूटी 
के कार्यों के निश्पादन हेतु मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की 
जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव 

परिवहन विभाग। 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 178 -- 50 


